रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


SEAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 18 , 2019 /माघ 29 , 1940 
NEW DELHI , MONDAY , FEBRUARY 18, 2019/ MAGHA 29, 1940 


सं . 767] 
No. 767 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 18 फरवरी, 2019 
का . आ . 891( अ). - केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का . आ . 6138, तारीख 
11. 12. 2018 जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उपखंड ( ii ) तारीख 11. 12. 2018 में प्रकाशित की गई 
थी , द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH- No . 346 के कि .मी . 1 + 820 से 20 + 300 कि. मी . / कि . मी . 
21 + 930 से 25 + 500 कि . मी . / कि . मी . 26 + 800 से 29 + 530 कि . मी . / कि . मी . 33 + 100 से 42 + 525 कि . मी . / कि . मी . 
49 + 475 से 52 + 475 कि . मी . / कि . मी . 53 + 875 से 77 + 930 कि . मी . / तक कुरवाई-मुंगावली -से - चंदेरी रोड ( सेक्शन -1) के 
लिए भूखण्ड के निर्माण ,(चार लेन का बनाने / चौड़ा करने ) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3) के अधीन "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया " में 
शनिवार 19 जनवरी 2019 और "नव भारत " में शनिवार 19 जनवरी 2019 को प्रकाशित किया गया था , और सक्षम 
प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हे 


या 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


1086GI/ 2019 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है : 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 
मध्य प्रदेश राज्य के अशोकनगर जिले में राजमार्ग संख्या NH-346 के कि . मी . 1 +820 से 20 + 300 कि . मी . / कि. मी . 
21 + 930 से 25 + 500 कि . मी . /कि . मी . 26 + 800 से 29 + 530 कि . मी . /कि . मी . 33 + 100 से 42 + 525 कि . मी . /कि . मी . 
49 + 475 से 52 + 475 कि . मी . / कि . मी . 53 + 875 से 77 + 930 कि . मी . / तक कुरवाई-मुंगावली- से - चंदेरी रोड 
( सेक्शन -1) के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना 

सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम: मध्य प्रदेश 

जिले का नाम : अशोकनगर 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति || भूमि का क्षेत्रफल || भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 


तालुक का नाम : पिपरई 


गांव का नाम : अर्रोन 


107/ 1 


सरकारी 


पशु विश्राम 


| 0. 059 


निजी 


इर्रिगेटेड 


0 .036 


3 


||13 


निजी 


|| नॉन इर्रिगेटेड ||0. 117 


शासकीय पशु विश्राम ( 107/ १ ) 
हरदार पूरन दल्ला जेमा रतनसिंह पु . 
रमा रम्माबाई बेवा रमा जाती बंजारा 
(११ ) 
शिव राजसिंह पु . हन्नू चिरोजीबाई बेवा 
हन्नू जाती काछी 
( १३ ) 
जमनाबाई बेवा इमरतसिंह हीरालाल पु . 
इमरतसिंह धनकुंवर पुनाबाई पुत्री इमरत 
ही . 1/ २ सामान भाग शांतिबाई बेवा 
लालचंद सुमेरसिंह चंद्रभान , विश्राम सिंह 
रामकिशन पुत्रगण लालचंद्र शिलाबाई 
रामबाई पुत्रिया लालचंद्र जाती कच्ची 


|| 14 


निजी 


नॉन इर्रिगेटेड 


॥ . 003 


(१४ ) 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


निजी 


इर्रिगेटेड 


0. 001 


| 15/ 226 


निजी 


नॉन इर्रिगेटेड 


0 . 078 


5 / 1/ 1 


निजी 


इर्रिगेटेड 


0.129 


कल्याणसिंह पुत्र सूरतसिंह जाती काछी 
(१५ ) 
शिव राजसिंह पु . हन्नू चिरोजिबाई बेवा 
हन्नू जाती काछी 
( 15/ २२६ ) 
श्रीमती गंगाबाई पत्नी देवा श्रीमती 
गौराबाई पत्नी मोहन श्रीमती लालीबाई 
पत्नी हेमा जाती बंजारा 
( 5/ 1/१ ) 
जयरामसिंह सत्यराम पुत्रगण शिवराज 
तुलाबाई पुत्री शिवराज जाती यादव , 
सगुनबाई बेवा रामलईते राजेन्द्रसिंह पुत्र 
रामलईते भूरीबाई , सरोजबाई हल्कीबाई 
कलाबाई प्रीतिबाई पुत्री रामलईते जाती 
यादव 
( 5/ 1/ २ ) 
संतोष पुत्र राजाराम जाती सेहरिया 
( 5/ 1/ २ क ) 


8 


15/ 1 / 2 


निजी 


|| नॉन इर्रिगेटेड ||0. 089 


5/ 1 / 2k 


निजी 


नॉन इर्रिगेटेड 


0. 197 


गांव का नाम: भीलरी 


||4/ 343 


सरकारी 


सरकारी 


रोड 


0.306 


0. 306 


शासकीय सड़क 
( 4/ ३४३ ) 


कुल 


1.0150 


[ फा . सं . CE- RO BPL/ 30010/ 38/ 2018-19/ 3D2 ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 18th February, 2019 


S . O . 891 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping Road 
Transport and Highways , Department of Road Transport And Highways number S . O . 6138 dated 11/ 12 /2018 published 
in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section ( ii) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the 
National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its 
intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/Four - Laning , 
etc .) Maintenance , management and operation ofNH - 346 on the stretch of land from Km . 1 + 820 to Km . 20 + 300 K .m . 
| Km. 21 + 930 to Km. 25 + 500 K . m. / Km. 26 + 800 to Km. 29 + 530 K . m. / Km. 33 + 100 to Km. 42 + 525 K. m. 
/ Km . 49 + 475 to Km . 52 + 475 K .m . / Km . 53 + 875 to Km . 77 + 930 K .m . / in Kurwai-Mungaoli-Chanderi- Road 
( Section- 1) inthe state of MADHYA PRADESH 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ The Times Of India . ” 19 January 
2019 Saturday ; and “ Nav Bharat” 19 January 2019 Saturday under sub - section (3 ) of section 3A of the said Act ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 ( ii )] 
And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority; 


Or 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority ; 


And whereas, in pursuance of sub - section (1 ) of section 3D of the Said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances, 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the stretch of land from Km . 
1 + 820 to Km . 20 + 300 K . m . / Km . 21 + 930 to Km . 25 + 500 K .m . / Km . 26 + 800 to Km . 29 + 530 K . m . / Km . 33 + 100 to 
Km . 42 + 525 K .m . / Km . 49 + 475 to Km . 52 + 475 K . m . / Km . 53 + 875 to Km . 77 + 930 K .m . / in Kurwai-Mungaoli 
Chanderi-Road (Section - 1) Of the NH -No. 346 in the district of Ashoknagar in the state 

of MADHYA PRADESH 


State : MADHYA PRADESH 


Sr . 
No . 


Type of Land 


Survey 
Number 


District : ASHOKNAGAR 
Nature of Land Area in 

Hectare 


Name of the Land Owner/Interested 

Person 
Part Survey No. 


2 


3 


4 


5 


Taluk : Piprai 
Viilage : Arron 


107 / 1 


Government 


Pashu Vishram ||0.059 


Government Pashu Vishram 
107 / 1 


Private 


Private 


Lirigated 


irrigated 


0 .036 


Hardar Puran Dalla Jema Ratansingh Pu 
. Rama Rammabai Beva Rama Jati 
Banjara 


11 


13 


Private 


Non Irrigated 


||0 .117 


shiv Rajsingh pu . hannu Chirojibai 
Beva Hannu Jati kachhi 
13 


Jamnabai Beva Imratsingh hiralal Pu . 
Imratsingh Dhankuwar Punabai Putri 
Imrat Hi . 1 /2 Saman Bhag Shantibai 
Beva Lalchand Sumersingh 
Chandrabhan , Vishram Singh 
Ramkishan Putragan Lalchandra 
Shilabai Rambai Putriya Lalchandra Jati 
Kachhi 


1414 


Private 


Private 


Non Irrigated 


||0 .003 


14 


5 


15 


Private 


Private 


irrigated 


irrigated 


0.001 


0 .001 


kalyansingh Putra suratsingh jati Kachhi 
15 


15 /226 


Private 


Non Irrigated 


0.078 


Shiv Rajsingh Pu . Hannu Chirojibai 
Beva Hannu Jati Kachhi 15 / 226 


[ HTT II - QUE 3 ( ii) 1 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


||5/1/1 


Private 


irrigated 


||0 . 129 


Shrimati Gangabai patni Deva Shrimati 
Gorabai Patni Mohan shrimati Lalibai 
Patni Hema jati Banjara 
5 / 1 / 1 


8 


||5/ 1/2 


Private 


Non Irrigated 


||0 .089 


Jairamsingh Satyaram Putragan Shivraj 
Tulabai Putri Shivraj Jati Yadav , 
Sagunbai Beva Ramladate rajendrasingh 
Putra Ramladate Bhuribai , Sarojbai 
Halkibai kalabai Pritibai putri 
Ramladate jati Yadav 
5 / 1/ 2 


5 /1 /2 k 


Private 


Non Irrigated 


||0 . 197 


santosh Putra Rajaram jati Sehriya Pata 
Niwasi 
5 / 1 /2 k 


Viilage : Bheelri 


||4 / 343 


Government 


Govermene 


Road 


Road 


0 .306 


06 


Government Sadak 
4 /343 


TOTAL 


1.015 


[F . No. CE -RO BPL /30010 /38 /2018 - 19 /3D2 ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


en el presidente 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


ALOK 
KUMAR 


ALOK 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date: 2019 .02 . 20 
13:29 : 15 + 05 30 


o tome 


